रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD.NO.D.L-33004/99 


REGD . NO . D . L .- 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 
__ भाग 1 - खण्ड 3 उप - खण्ड ( 1) 
PART II - Section 3 - Sub-section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


सं . 380 ] 
No. 380] 


नई दिल्ली, बुधवार , मार्च 14 , 2012 / फाल्गुन 24 , 1933 
· NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14 , 2012 /PHALGUNA 24 , 1933 


- 


- 


. 


. 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

. . अधिसूचना 
- नई दिल्ली , 14 मार्च, 2012 


का . आ . 425( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 1568 ( अ) , तारीख 5 जुलाई, 2011, जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खण्ड 3 , 
उप - खण्ड ( | ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा झारखण्ड राज्य के रांची जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 96. 000 कि . मी. से 
114. 000 कि . मी . ( हजारीबाग - रांची सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनरक्षण, प्रबंध 
और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम को धारा 3क की उप- धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 8 सितम्बर , 2011 को 
_ " हिन्दुस्तान टाइम्स " और " आज़ " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; . . 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 
. . और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है , 
__ अतः, अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की. .. 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए; 

__ और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार 
में निहित हो जाएगी । 


• 816 GI / 2012 


. . 


2 . , 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] 


अनुसूची 
झारखड़ राज्य के रॉची जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 96 . 000 कि . मी . से 114. 000 कि . मी. तक ( हजारीबाग - रांची सेक्शन ) के लिए 

_ _ अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरणी । 
क्रम | जिला | तालुकागाँव का नाम सर्वेक्षण | भूमि का भूमि की 

क्षेत्रफल । हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या का नाम का नाम । 

संख्या प्रकार | प्रात (एकड मा ( वर्ग मीटर मे ] . 


1 


9 


2 3 
रॉची ओरमांझी (1) कोईलारी 


517 


| 


निजी 


टांड || 


0.3600 | 1456 .9000 | वकास्त मालिक खेवट नं0 5 गौरीन्दर नाथ राय 


(2 ) दरदाग 


81 


कुल 0. 3600 । 
निजी | दोन । ।। । 0.0125 
निजी | दोन ।। 0.0500 

कुल 0 .0625 
निजी टांड || 0.0800 

कुल 0.0800 
निजी पिरती रैयती 0. 1700 


( ) ओरमांझी 


(4) चकला 


1456. 9000 
50. 6073 

सीता कुमारी 
202. 4291 

लालकेश्वर महतो वगैरह 
253. 0364 
323 .8866 

राम स्वरूप साह वगैरह 
3238866 
688 25911 श्रीमती कुमुद चौधरी उर्फ श्रीमती कुमुद साहू 

चौधरी 
666 . 2591 
80. 9717 

- रैयाज अहमद वगैरह 
20. 2429 

इरफान अंसारी वगैरह 
60. 7287 

मो० हसन वो गुलाब उद्दीन वगैरह 
30 . 3644 

इम्तेयाज अहमद वगैरह 
20. 2429 

लुकमान 
2125506 

मोबारक अंसारी वगैरह 
202429 

रबूल अंसारी वगैरह 
202429 


(5) ईरवा 


1035 


0 .1700 
0.0200 
0.0050 
0. 0150 


परती रैयती 
परती रैयती 


1163 
1200 


। टांड ।। 


1046 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


0 . 0075 


0 . 0050 


1049 
1246 
1167 


टांड ।। 
टांड | | 
टांड ।। 
टांड ।। । 
कुल 


00050 


00050 


00625 


[ फा . सं. भाराराप्रा /11013/ 01 - एलए/ झारखण्ड / नोटिफ 3ए/पकाई- रांची/ एनएच -33 ] 

माया प्रकाश , उप - सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

. New Delhi , the 14th March, 2012 
S . O . 425 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S. O . 1568(E ), dated the 5th July, 2011, published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, 
Sub -section ( ii ) are issued under sub-section( 1 ) of Section 3Aof the National HighwaysAct, 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc .), maintenance, management and operation of 
NationalHighway No. 33 on the stretch of land from km . 96 .000 to km : 114 .000 (Hazaribag -Ranchi Section ) in District Ranchi 
in the State of Jharkhand; 

And whereas the substance of the said notification has been published in "Hindustan Times” and “ Aaj" , both 
dated the 8th September, 2011, under sub - section (3) of Section 3A of the said Act; 

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 

And whereas , in pursuance of sub- section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competentauthority and in exercisc of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of Section 3D of the said Act , the Central Govermenthereby declares that the land specified in the said 
Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub -section ( 2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazeite , the lawů specified in ibe said Scheduie shail vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances 


[ r IK OUE 3( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from Km 96 .000 to Km 114 .000 

(Hazaribag -Ranchi Sectlon ) of the National Highway No . 33 in the State of Jharkhand . 


.-.. 


Serial 
number 


Name of 
the taluk 


Name of the 

village 


Name of 

the 
district 

( 2 ) 
Ranchi 


( 8 ) 


( 3 ) 
Ormanjhi 


- 


Kollarit + 50% 


priate t 


(2) Dardag 


( 3 ) Ormanjhi 


Survey Type of Nature of 

Area 

Name of person interersted 
numberland land 

(In Acre ) (In Sq .mtr) 
(5 ) 

he mount 
Private Tand 11 0 . 3600 1456 .9000 Vkast Malik Khewat No. 5 

Gourinand Nath Roy 
Total 0 . 3600 1456 9000 
81 | Private I Don III | 00125 50 6073 1 . 

Sita Kumari 
89 Private Don Il 0 0500 202 4291 Lalkeswar Manto etc . 

Total 0 .0625 253 .0364 
846 Private Tand il 1 0 .0800 3 23.8866 

Ram Swarup Sah etc 
Tota ! - 0 .0800323.8866 
17 Private Parti Raiyat 0 . 1700 | 688. 2591 SmtKumud Choudhary urf Smt 

Kumud Sahu Choudhary 
Total 0 . 1700688 .2591 
1035 Privale PartiRaiyat 0 .0200 80 .9717 

Raiyaj Ahmed etc 
1163 | Private Parti Raiyat 00050 | 20 .2429 

Irfan Ansari elc 
1200 Private Tand II 00150 60 .7287 Md. Hsan vo Gulahuddin etc 
1046 Private Tand I 00075 30 . 3644 

Imteva , Ahmed etc 
1049 Private Tand I 00050 20 . 2429 

Lukman 
1246 | Private Tand II 0 . 0050 212 .5506 

Mobarak Ansari etc 
1167 | Private Tand II 0 .0150 6 0 .7287 

Rabul Ansari Etc 
Total 0 .072560 .7287 


um 


(4 ) Chakla 


(5 ) Irba 


[ F, No. NHAI/ 11013/01- LA /JharkhandNotif 3A/ PLU- Ranchi/NH-33] 

MAYA PRAKASH , Dy. Secy . 


.. . 


Printed by the Manager, Govemment of india Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- ! 10064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


